रजिस्ट्री सं० डी एल - 33004/ 99 


REGD . NO . D. L.-33004/ 99 


सयमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग -- खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PARTI - Section 3 - Sub - section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , शुक्रवार, मई 19, 2000 / वैशाख 29 , 1922 
NEW DELHI, FRIDAY ,MAY 19 , 2000 /VAISAKHA 29 , 1922 


-- 


- 


- 


- 


- 


सं . 340 ] 
No. 340] 


- 


जल - भूतल परिवहन मंत्रालय 
( सड़क परिवहन एवं राजमार्गविभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 19 मई, 2000 
का . आ . 479( अ ). - केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए एतद्वारा निदेश देती है कि यहां संलग्न अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास अथवा अनुरक्षण से जुड़ेनिर्माण 
कार्यों के निष्पादन से संबंधित कार्य ऐसे राजमार्ग के सामने उक्त अनुसूची के कॉलम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट राज्य सरकार द्वारा भी किए जाएंगे परन्तु शर्त 
यह कि संबंधित राज्य सरकार ऐसे कार्य करते हुए उक्त अधिनियम के तहत बनाए गए तत्समय लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगी । 

अनुसूची 
" क्रम सं . राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण 

राज्य सरकार का नाम 


- 


राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 152 की असम 

असम राज्य सरकार । " 
राज्य के भीतर स्थित समस्त दूरी 

_ [ फा. सं. एन . एच./14012/2/99 - पी. एल. ] 

प्रफुल्ल कुमार, महानिदेशक ( सड़क विकास ) एवं अपर सचिव 
MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT 
(Department of Road Transport and Highways ) 

NOTIFICATION 


New Delhi , the 19th May, 2000 
S . O . 479 ( E). - In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act , 1956 ( 48 of 
1956 ), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works relating to the 
development or maintenance of the National Highways described in column (2 ) of the Schedule hereto annexed shall 
also be exercisable by the State Government specified in column (3 ) of the said Schedule against such highway subject to 
the condition that State Government concerned shall in the exercise of such functions by bound to comply with the rules 
for the time being in force under the said Act. 


1 17 


. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II - Sec . 3 (ii)] 


" SCHEDULE " 


“ Serial 

No. 


Description of National Highway 


Name of the 
State Government 


11 ) 


(2 ) 


(3) 
State Government of Assam ." 


The entire stretch of National Highway 
No. 152 as is situated within the State of 
Assam . 


[F. No . NH -14012 /12 /299 -PL ] 
PRAFULLA KUMAR , Director General (Road Development) 

and Addl. Secy. 


Printed by the Manager , Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 


